निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 413) 


9 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
पटना , सोमवार , 30 मई 2016 


सामान्य प्रशासन विभाग 


आदेश 

10 फरवरी 2016 
सं० 08 / अभि० - 03 - 12 / 2014 - 2042 - सा०प्र० — निगरानी थाना कांड सं० 101 / 2006, दिनांक 30. 12. 2006 
के प्राथमिकी अभियुक्त श्री नंद किशोर वर्मा, बि०प्र०से० , कोटि क्रमांक 414 / 11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, भगवानपुर 
(बेगूसराय ) के विरूद्ध आय से अधिक धनार्जन किये जाने के प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक - 9335, दिनांक 09.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । 

विषयगत विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा इसी बीच श्री वर्मा दिनांक 31.01. 2016 को वायंक्य 
सेवानिवृत्त हो चुके है । 

अतएव विभागीय पत्रांक 1893, दिनांक 14.06.2011 द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही 
बिहार पेंशन नियमावली के नियम – 43 ( बी०) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित मानी जायेगी । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

राम बिशुन राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 413 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


